इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यप्र0 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 266 ] 


भोपाल, शनिवार , दिनांक 4 जुलाई 2015 - आषाढ़ 13, शक 1937 


- 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2015 


क्र . एफ ए 6 - 30 - 2015 - एक ( 1 ). - मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल दिनांक 1 जुलाई, 2015 को पूर्ण होने 
के फलस्वरूप अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है. अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 ( 1क ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, अध्यक्ष 
की नियुक्ति होने तक डॉ . बी. बी . ब्यौहार , सदस्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, को अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये कार्यवाहक 
अध्यक्ष नियुक्त करते हैं . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . के . कातिया, अपर सचिव. 


531 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015. 


